रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3634 ] 
No. 3634 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


5435 GI / 2021 


सी . जी . डी . एल . अ . - 27092021-229973 

- 


CG - DL - E - 27092021-229973 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 –उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 27 , 2021 / आश्विन , 5 , 1943 

NEW DELHI , MONDAY , SEPTEMBER 27 , 2021 / ASVINA 5 , 1943 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली . 24 सितम्बर , 2021 


का.आ. 3968 ( अ ) . –केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3913 दिनांक 29.10.2020 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में NH - 218 ( नई 
NH - 50 ) के कि.मी. 276.390 से कि.मी. 418.000 ( बीजापुर - गुलबर्गा - होमनाबाद सेक्शन ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के 
निर्माण ( दो लेन / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 18.11.2020 " 
को " डेक्कन हेराल्ड " और " प्रजावाणी " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त नही हुए थे , 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


2 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में NH218 ( नई NH - 50 ) के कि.मी. 276.390 से कि.मी. 418.000 ( बीजापुर - गुलबर्गा 
होमनाबाद सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 


राज्य का नाम : कर्नाटक 

जिले का नाम : गुलबर्गा 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


12 


3 


1 


2 

| तालुक का नाम : गुलबर्गा 

गांव का नाम : कुरीकोटा 


18/4/11 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


14 / 1 / II 


निजी 


14/2/11 


गांव का नाम : कुटानूर दरवेसी 

निजी 


निजी 


3 


शुष्क 


शुष्क 


शुष्क 


4 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


5 


0.1417 


0.0607 


0.0101 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


१ ) तेजप्पा पिता बसावनाप्पा 

२ ) शरणबासप्पा पिता बसावनाप्पा 
३ ) रवंसिडप्पा पिता बसावनाप्पा 
( १८ / ४ / ||| सूखा ) 


अग्रिकल्चर स्कूल 
( १४ / १ / || सूखा ) 


१ ) सीदाराम्मा रचाया स्वामी २ ) अश्विन 
| पिता सिद्रामस्वामी ३ ) चंद्रशेकर पिता 
वीरभाद्रप्पा ४ ) सोमशेखर पिता 
वीरभाद्रप्पा ५ ) शिवानंद पिता शरणप्पा 
६ ) रचंगौड़ा पिता अमरपपागोडा ७ ) 
शोभा पति बसप्पा गोटी ८ ) गुरुपदेय 
पिता सीदाराम्मैय ९ ) शैलजा पति 
सिदामल्ला स्वामी १० ) प्रभूलिंगैया पिता 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


4 


गांव का नाम : वकलगीर 


48/11 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


शुष्क 


0.0607 


3 


शंकरायय ११ ) हरीश पिता अशोक 
गुत्तेदार १२ ) मलीनाथ पिता श्रीमंत १३ ) 
लष्मीकांत पिता रामेशराओ १४ ) 
राजश्वरी पति शरबसाप्पा १५ ) 
नागलक्मी पति चंद्रकांत १६ ) सुभद्राबाई 
पति रेवन्ना सिदप्पा १७ ) ईराम्मा पिता 
सीडरमैया १८ ) भीमरै पिता शरणप्पा 
१ ९ ) शिवलिंगय्या पिता रेवांशिदेया २० ) 
गुरैया पिता रेवनेया २१ ) शोभा पिता 
कृष्णा रेड्डी २२ ) बलराज पिता अशोक 
गुत्तेदार २३ ) महानंदा पिता 

| रेवनासिदायया २४ ) शिवलीला पति 
महनतेया २५ ) शंकर पिता संगणना 
वाली २६ ) विश्वनाथ रेड्डी पिता 
बसवंतराओ २७ ) मल्लम्मा पति 
शरणप्पा २८ ) महादेवी पति बसवराज 
२ ९ ) रचप्पा पिता हनमनथप्पा ३० ) 
सबव्वा पति चंद्रकांत ३१ ) चंद्रकांत पति 
शंतप्पा ३२ ) जगदीश पिता राजप्पा ३३ ) 
बसवराज पिता चेनबसाप्पा ३४ ) 
शिवरैया पिता बसवनत्रयया ३५ ) हरीश 
पिता अशोक गुटद्वार ३६ ) पवन कुमार 
पिता बसवंतराओ ३७ ) वीरैया पिता 
खटलेय गुत्तेदार ३८ ) जहेदुस्साएं पिता 
अब्दुल राज़्ज़ाक़ ३ ९ ) फरहान नसरीन 
पिता अलीम तिमापुरी ४० ) सिधारोड 
पिता मलकजपपा . 
( १४ / २ / || सूखा ) 


१ ) चाँदबी पति अहमद अली २ ) मुहम्मद 
इस्माइल पिता अहमद अली ३ ) मुहम्मद 
इब्राहिम पिता अहमद अली ४ ) मुहम्मद 
गौस पिता अहमद अली ५ ) एग्जीक्यूटिव 
इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक वर्कस 
कलबुर्गी 

( ४८ / || सूखा ) 


4 


1 


तालुक का नाम : जेवारगी 

गांव का नाम : जेवारगी बुजुर्ग 


146/1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


शुष्क 


कुल 


0.005938 


0.279138 


9 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


१ ) महमूद पटेल पिता मोद्दीन पटेल 
अनबी २ ) सईद हियाज़ुद्दीन पिता सईद 
महबूबसाब जामदार ३ ) मुहम्मद अली 
पिता मूलसब इनामदार ४ ) मेहबूबपाशा 
पिता उसमंसब सांवले ५ ) महबूब पिता 

| मषकसब इनामदार चाणूर 

( १४६ / १ / सूखा ) 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 24th September , 2021 


[ फा . सं . NHAI / LA / Dharwad / Karnataka / 3D ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


S.O. 3968 ( E ) . – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O No. 3913 ( 13 ) Dated 29.10.2020 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 
3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / Two - laning , etc. ) , maintenance , management 
and operation of NH218 ( New NH - 50 ) on the stretch of land from Km . 276.390 to Km . 418.000 ( Bijapur - Gulbarga 
Homnabad section ) in the district of GULBARGA in the state of KARNATAKA ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Deccan Herald " English Daily and 
“ Prajavani " Kannada Daily both dated 18.11.2020 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas no objections received from the land owners / Interested persons as such it is considered that 
there is no objection for acquisition of lands . 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


1 


2 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land 
Km . 276.390 to Km . 418.000 ( Bijapur - Gulbarga - Homnabad section ) of the NH - 218 ( New NH - 50 ) in the district 
of GULBARGA in the state of KARNATAKA . 

State : KARNATAKA 

District : GULBARGA 

Sr. 

Survey 
Number 

No. 


3 


1 


18 / 4 / II 


Taluk : Gulbarga 

Village : Kurikota 


2 


14 / 1 / II 


Type of Land 


14 / 2 / II 


Private 


Village : Kutanur Darvesi 


Private 


3 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Nature of 
Land 


Dry 


Dry 


SCHEDULE 


Dry 


4 


Area in 
Hectare 


0.1417 


0.0607 


0.0101 


5 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


1 ) Tejappa S / o Basavanappa 
2 ) Sharanbasappa S / o Basavanappa 
3 ) Revansidappa S / o Basavanappa 
18 / 4 / III Dry 


Agriculture School 
14 / 1 / II Dry 


1 ) Sidaramma Rachayya Swamy 2 ) 
Ashwin S / o Sidramswamy 3 ) 

Chandrashekar S / o Veerbhadrappa 4 ) 
Somshekar S / o Veerbhadrappa 5 ) 
Shivanand S / o Sharnappa 6 ) 
Rachangouda S / o Amarappagouda 7 ) 
Shobha W / o Basappa Goti 8 ) 
Gurupadayya S / o Sidarammayya 9 ) 
Shailaja W / o Sidamalla swamy 
10 ) Prabhulingayya S / o Shankarayya 
11 ) Harish S / o Ashok Guttedar 12 ) 
Malinath S / o Shrimanth 13 ) 
Laxmikanth S / o Rameshrao 14 ) 
Rajshwari W / o Sharanbassappa 15 ) 
Nagalaxmi W / o Chandrakanth 
16 ) Subhadrabai W / o Revanna sidappa 
17 ) Eramma D / o Sidramayya 18 ) 
Bheemrai S / o Sharnappa 19 ) 
Shivalingayya S / o Revansidayya 20 ) 
Gurayya S / o Revanayya 21 ) Shobha 
D / o Krishna Reddy 22 ) Baalraj S / o 
Ashok Guttedar 23 ) Mahananda S / o 
Revanasidayya 24 ) Shivlila W / o 
Mahantayya 25 ) Shankar S / o Sanganna 
wali 26 ) Vishwanath reddy S / o 
Basawantrao 27 ) Mallamma W / o 
Sharnappa 28 ) Mahadevi W / o 

Basawaraj 29 ) Rachappa S / o 
Hanmanthappa 30 ) Sabavva W / o 

Chandrakanth 31 ) Chandrakanth S / o 
Shantappa 32 ) Jagdesh S / o Rajappa 33 ) 
Basawaraj S / o Chanabasappa 34 ) 
Shivrayya S / o Basawantrayya 35 ) 
Harish S / o Ashok Guttdar 36 ) Pawan 
kumar S / o Basawantrao 37 ) Veerayya 
S / o Khatalayya Guttedar 

38 ) Jahedhussain S / o Abdul Razzaq 39 ) 


6 


14 


1 


Village : Vakalgir 


48 / II 


Private 


Taluk : Jevargi 

Village : Jevargi Bujurg 


146/1 


Private 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Dry 


Dry 


TOTAL 


0.0607 


0.005938 


0.279138 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Farhan Nasrin S / o Aleem Timapuri 40 ) 
Sidharod S / o Malkajappa . 
14 / 2 / II Dry 


1 ) Chandbi W / o Ahmed Ali 

2 ) Mohammed Ismael S / o Ahmed Ali 3 ) 
Mohammed Ibrahim S / o Ahmed Ali 4 ) 
MohammedGous S / o Ahmed Ali 5 ) 
Executive Engineer , Department of 
Public works , Kalburgi 

48 / II Dry 


1 ) Mahimood Patel S / o Moddin Patel 
Anabi 2 ) Sayed Hiyazuddin S / o Sayed 
Mahiboobsab Jamdar 3 ) Mohammed 
Ali S / o Moulasab Inamdar 


4 ) MehboobpashaS / o UsmanSab 
Shanwale 5 ) Mahiboob S / o Mashaksab 
Inamdar Channur 

146 / 1 / II Dry 


[ F. No. NHAI / LA / Dharwad / Karnataka / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2021.09.27 19:57:48 + 05'30 ' 


